रजिस्ट्री संडी एल - 33004 / 99 


REGD. NO. D . L - 33004/ 99 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग - खण्ड 1 । । 
PART - Section1 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली, सोमवार , जुलाई 4 , 2005 / भाषाढ़ 13 , 1927 
NEW DELHI, MONDAY, JULY 4, 2005/ASADHA 13, 1927 


me 


- 


सं . 180 ] 
No. 180 ] 


- 


- 


वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 
- ( वाणिज्य विभाग ) 
जांच- प्रारम्भ अधिसूचना 

नईदिल्ली , 4 जुलाई, 2005 
विषय : चीनजनवादी गणराज्य , चीनी ताइपेई , मलयेशिया , इण्डोनेशिया , थाइलैण्ड तथा कोरिया गणराज्य 

के मूल के अथवा वहां से निर्यातित नाइलोन फिलामेंट यार्न के आयात से संबंधित पाटनरोधी 
जांच का प्रारम्भ 
सं . 14/ 5 /2005- डीजीएडी. - : . 
मैसर्स मोदीपोन लिमिटेड, मोदीनगर, जेसीटी लिमिटेड, होशियारपुर श्री सिंथेटिक्स 
लिमिटेड, उज्जैन और गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स कंपनी लिमिटेड, बड़ोदरा ने 
सीमाशुल्क टैरिफ ( संशोधन) अधिनियम , 1995 और सीमाशुल्क टैरिफ ( पाटित 
वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण और क्षति का 
निर्धारण) नियमावली, 1995 के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद 
प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष संयुक्त रूप से एक प्राथनापत्र दायर किया है 
जिसमें चीन जनवादी गणराज्य , चीनी ताइपेई, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंण्ड तथा 
कोरिया गण के मूल के अथवा वहां से निर्यातित नाइलोन फिलामेंट यार्न के पाटन 
का आरोप लगाया गया है और अनुरोध किया गया है कि इस संबंध में पाटनरोधी 
जांच आरंभ की जाए और इस आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगा दिए जाएं । 

विचाराधीन उत्पाद 
1. मौजूदा जांच में विचाराधीन उत्पाद नाइलोन का सिंथेटिक फिलामेंट यार्न है जिसे 

पोलिएमाइड यार्न के नाम से भी जाना जाता है ( जो नाइलोन फिलामेंट यार्न के नाम 
से भी वर्णित है और जिसे संबद्ध माल कहा गया है) | नाइलोन फिलामेंट यार्न एक 


2003GI / 2005 


. 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA :EXTRAORDINARY 


[ PARTI _ SEC. 1] 


- 


सिंथेटिक फिलामेंट यार्न होता है जिसका उत्पादन आर्गेनिक मोनोमर्स के 
पोलीमराइजेशन द्वारा किया जाता है । 


विचाराधीन उत्पाद में शामिल हैं नाइलोन अथवा पोलिएमाइड के सभी प्रकार के 
सिंथेटिक फिलामेंअ यार्न, सिलाई धागे से इतर जैसे फ्लैट यार्न - ट्विस्टेड 

और / अथवा अनट्विस्टेड, पूर्णतया ड्रान यार्न ( एफडीवाई), स्पिन ड्रान यार्न (एसडीवाई ) 
पूर्णतया ओरिएण्टेड यार्न (एफओवाई ), हाई ओरिएंटेड यार्न ( एचओवाई), आंशिक 
ओरिएंटेड यार्न (पीओवाई ), टेक्सट्यूड यार्न - ट्विस्टेड और / अथवा अनट्विस्टेड, और 
रंगाया हुआ यार्न, एकल , दोहरे, गुणज, फोल्डेड अथवा केबलयुक्त जो सीमाशुल्क 
उपशीर्ष सं0 5402 के तहत अध्याय-54 के भीतर वर्गीकृत हों लेकिन उसमें नाइलोन 
के उच्च तीक्ष्णता वाला यार्न अथवा अन्य पोलिएमाइड शामिल नहीं हैं । इस उत्पादन 
में ये शामिल हैं - नाइलोन फिलामेंट यार्न अथवा पोलिएमाइड यार्डों के सभी रूपभेद 
जैसे फ्लैट/ टेक्सट्यूड/ट्विस्टैड / अनट्विस्टेड, चमकीले / अर्द्ध मन्दे / पूर्ण मन्दे ( अथवा 
उनके रूप भेद), ग्रे /रंगीन /रंगाए हुए ( अथवा उनके रूपभेद) , 
एकल/ दोहरे / गुणज / फोल्डेड/ केबलयुक्त ( अथवा उनके रूपभेद), चाहे अथवा आकारयुक्त 
नहीं हों, लेकिन उसमें सीमाशुल्क उपशीर्ष 5402. 10 के तहत वर्गीकरणीय नाइलोन 
का उच्च तीक्ष्णता वाला यार्न शामिल नहीं है । यह सीमाशल्क वर्गीकरण केवल 
संकेतात्मक है और इसका मौजूदा जांच के दायरे पर किसी भी प्रकार से बाध्यता नहीं 


PP 


नाइलोन फिलामेंट यार्न के वस्त्र अनुप्रयोगों में विस्तृत अनुप्रयोग होते हैं जिनमें 
शामिल हैं - साड़ी , दुपट्टा, महिला ड्रेस सामग्री / फैशन पहनावा , फैंसी नैमित्तिक 
निटवियर स्टाकिंग तथा स्टाक , इंटिमेट वियर तथा फाउंडेशन वियर लिंगरी तथा 
नाइट वियर, ब्रीफ्स, पैंटीज , किड्ज वियार, स्पोर्टस वियर तथा ऐक्टिव वियर, स्विम 
वियर तथा बीच वियर, आउटर वियर , विंड वियर , फैशन एक्सेसरीज , इलास्टिक 
टेप्स, शो / फुटवियर लाइनिंग्स , लेसेज /फैसी टेप्स, टाइ / स्कार्फ , फीदर यार्न, 
रिबन / सैटिन रिब्बन , आदि । 


घरेलु उद्योग की स्थिति 


यह प्रार्थनापत्र मै0 मोदीपोन लिमिटेड , मोदीनगर, जेसीटी लिमिटेड, होशियारपुर , श्री 
सिंथेटिक्स लिमिटेड, उज्जैन और गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स कंपनी लिमिटेड, 
वड़ोदरा द्वारा संयुक्त रूप से दायर किया गया है । इन उत्पादकों ने मौजूदा जांच के 


[ भाग - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


संगत जानकारी प्रदान की है और प्रस्तावित जांच में सहभागिता करने हेतु अपनी 
सहमति दी है । इन आवेदक कंपनियों का उत्पादन हिस्सा कुल भारतीय उत्पादन के 
50% से भी अधिक है | मै0 सेंचुरी एंका और मै0 बड़ौदा एंका रेयन कारपोरेशन लिp 
समान उत्पाद के अन्य उत्पादक हैं । मै0 सेंचुरी एंका ने वर्तमान प्रार्थनापत्र का 
समर्थन किया है । प्राधिकारी ने यह तय किया है कि ( क ) चारों याचिकाकर्ता 
कंपनियों का उत्पादन भारतीय उत्पादन का एक प्रमुख हिस्सा बनता है; ( ख) उक्त 
प्रार्थनापत्र का स्पष्टरूप से समर्थन कर रहे घरेलू उत्पादकों का घरेलू उद्योग द्वारा 
उत्पादित समान उत्पाद के कुल. उत्पादन का 50 प्रतिशत से भी अधिक हिस्सा है; 
और ( ग) यह प्रार्थनापत्र घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से प्रस्तुत किया गया 


प्राधिकारी उपरोक्त की जांच के पश्चात यह निर्धारित करता है कि याचिकाकर्ता 
नियम 2( घ) के साथ पठित नियम 2( ख) के आशय के भीतर घरेलू उद्योग बनते हैं 

और उक्त प्रार्थना पत्र उपर्युक्त नियमावली के नियम 5 के अनुसार स्थिति के 
मानदण्डों को पूरा करता है । 


. . 


3 . 


शामिल देश 


मौजूदा जांच में शामिल देश ये हैं - चीन जन. गण., चीनी ताइपेई, मलयेशिया , 
इण्डोनेशिया और कोरिया गणराज्य ( जिन्हें इसके बाद संबद्ध देश भी कहा जाएगा) । 
... थाइल 
समान उत्पाद 


याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि उनके द्वारा उत्पादित माल संबद्ध देशों के मूल 
के अथवा वहां से निर्यातित माल के समान उत्पाद हैं । याचिकाकर्ताओं द्वारा उत्पादित 
माल और संबद्ध देशों से निर्यातित संबद्ध माल में कोई ज्यादा अंतर नहीं है । 
याचिकाकर्ताओं का दावा है कि दोनों ही माल तकनीकी तथा वाणिज्यिक दृष्टियों से 
एक दूसरे की प्रतिस्थापनीय वस्तुएं हैं । याचिकाकर्ताओं ने आयातों के संबंध में 
सौदेवार जानकारी प्रदान की है जैसाकि इंटरनैशनल बिजनेस इनफार्मेशन सिस्टम 
द्वारा संकलित किया गया है और दावा किया है कि संबद्ध माल और याचिककर्ता 
कंपनियों द्वारा उत्पादित एवं आपूर्तित माल का एक - दूसरे के बदल प्रयोग किया जाता 
है । मौजूदा जांच के प्रयोजनार्थ, याचिकाकर्ता कंपनियों द्वारा उत्पादित माल को 
उपर्युक्त नियमावली के आशय के भीतर , संबद्ध देशों से आयातित उत्पाद के समान . . 
उत्पाद के रूप में माना जा रहा है । 


THEGAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PARTI _ SEc. 1] 


- - 


5 . 


सामान्य मूल्य 


याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि चीन जनवादी गणराज्य को गैर- बाजार 
अर्थव्यवस्था वाला देश माना जाए और सामान्य मूल्य का निर्धारण पाटनरोधी 
नियमावली के अनुबंध -I के पैरा 7 तथा 8 के अनुसार किया है । याचिकाकर्ताओं ने 
सामान्य मूल्य का दावा भारत में उत्पादन - लागत पर विचार करते हुए इस प्रकार 
विधिवत समायोजन कर किया है जिससे बिक्री, सामान्य , प्रशासनिक ऊपरी खर्चों तथा 
यथोचित लाभ को शामिल किया जा सके । 


उक्त नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 के अनुसार, यह परिकल्पना की जाती है कि 
संयुक्त राज्य अमरीका का चयन चीन जनवादी गणराज्य के संबंध में सामान्य मूल्य 
को सिद्ध करने के प्रयोजनार्थ एक समुचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में 
किया जा सके । इच्छुक पक्षकारों को एतदद्वारा इस बात के लिए आमंत्रित किया 
जाता है कि वे इस अधिसूचना में निर्धारित निर्दिष्ट समयावधि के भीतर इस चुनाव के 
औचित्य पर अपनी- अपनी टिप्पणी दें । 


अन्य संबद्ध देशों के संबंध में याचिकाकर्ताओं ने कोरिया गणराज्य और चीनी ताइपेई 
में सामान्य माल के लिए सामान्य मूल्य का दावा 
डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू .याÉएण्डफाइबर. काम . में बताई गई घरेलू कीमतों के आधार पर 
किया है । इण्डोनेशिया, मलयेशिया तथा थाइलैण्ड के संबंध में सामान्य मूल्य का 
निर्धारण इन देशों में नाइलोन चिप्स की कीमतों के मद्देनजर उत्पादन- लागत जैसाकि 
डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू .यार्सएण्डफाइबर काम में बताया गया है और परिवर्तन लागतों, बिक्री, 
सामान्य तथा प्रशासनिक लागतों और यथोचित लाभों के सर्वोत्तम आंकड़ों के आधार 
पर किया गया है । 


प्राधिकारी नोट करता है कि संबद्ध देशों में सामान्य मूल्यों का पर्याप्त साक्ष्य मिला है । 


निर्यात कीमत 
याचिकाकर्ताओं ने संबद्ध देशों से संबद्ध माल की निर्यात कीमत का दावा प्रस्तावित 
अवधि में भारित औसत आयात कीमत के रूप में आईबीआईएस ( इंटरनैशनल बिजिनेस 
इनफारमेंशन सिस्टम ) द्वारा दिए गए सौदेवार आयात आंकड़ों के आधार पर किया है | 
समुद्री भाड़े, समुद्री बीमें तथा निर्यातक देश अन्तर्देशीय परिवहन , पत्तन सुपुर्दगी तथा • 
पत्तन प्रभारों के संबंध में समायोजनों का दावा किया गया है जिससे कारखानागत 
निर्यात कीमत का निर्धारण किया जा सके । संबद्ध देशों से संबद्ध माल के संबंध में 
निर्यात कीमत का पर्याप्त साक्ष्य पाया गया है । 


14 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


[ भाग 1 - खण्ड 1 ] 

7. पाटन मार्जिन 


सामान्य मूल्य तथा निर्यात कीमत की तुलना कारखानागत स्तर पर की गई है जिससे 
प्रत्येक संबद्ध देश के संबंध में पर्याप्त पाटन मार्जिन दिखाई देता है । इसबात का 
प्रत्यक्षतः साक्ष्य मिलता है कि संबद्ध देशों में संबद्ध माल का सामान्य मूल्य 
कारखानागत निर्यात कीमत की तुलना में काफी अधिक है जो प्रत्यक्षतः यह इंगित 
करता है कि संबद्ध देशों के निर्यालकों द्वारा संबद्ध माल का पाटन किया जा रहा है । 
क्षति एवं कारणात्मक संबंध । 


8. 


याचिकाकर्ताओं ने वास्तविक क्षति संबंधी विभिन्न मापकों की जानकारी प्रस्तुत की है । 
संपूर्णता अर्थ में संबद्ध देशों से आयात मात्रा में वृद्धि जो भारत में उत्पादन तथा खपत 
से संबंधित हो , संबद्ध आयातों के बाजार हिस्से में वृद्धि और घरेलू उद्योग के बाजार 
हिस्से में परिणामी गिरावट, पर्याप्त कीमत कटौती , कीमत दबाव, लाभ, नकद प्रवाह 
तथा घरेलू उद्योग को पूंजीनिवेश पर आय में बिगड़ती स्थिति जैसे कारकों से 
प्रत्यक्षतः, सामूहिक एवं संचयी दृष्टि से यह इंगित होता है कि संबद्ध देशों से संबद्ध 
माल के पाटन के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है । 
पाटनरोधी जांच का प्रारंभ 


उपरोक्त पैराग्राफों को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी संबद्ध देशों के मूल के 
अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध माल के तथाकथित पाटन की मौजूदगी , मात्रा तथा 
प्रभाव के संबंध में पाटनरोधी जांच प्रारंभ करता है । 


10 . 


जांच- अवधि (पीओआई) . . . 


11 . 


मौजूदा जांच के प्रयोजनार्थ जांच - अवधि दिनांक 1 जनवरी, 2004 से 31 दिसंबर , 
2004 तक (12 महीने) है । . 
जानकारी की प्रस्तुति 
इस जांच से संबंधित ज्ञात संबद्ध देशों के निर्यातकों और भारत के आयातकों से 
अलग- अलग कहा जा रहा है कि वे निर्दिष्ट प्राधिकारी को निर्धारित प्रपत्र तथा तरीके 
में संगत जानकारी और अपने - अपने विचार निम्नलिखित पते पर प्रस्तुत करें 
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय , 
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय , 
वाणिज्य विभाग, . 
भारत सरकार, 
कमरा सं0 240 
उद्योग भवन, नई दिल्ली -110011. . 
200345 / 05 - 2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PARTI - SEC . 1 ] 


- 


- 


- 


- 


उपर्युक्त नियमावली के नियम 6 ( 5) के अनुसार , निर्दिष्ट प्राधिकारी विचाराधीन वस्तु 
के औद्योगिक प्रयोक्ताओं और उन उपभोक्ता संगठनों के प्रतिनिधियों को यह भी 
अवसर प्रदान कर रहा है जो पाटन , क्षति एवं कारणात्मकता के संबंध में जांच के . 
संगत जानकारी प्रस्तुत कर सकते हों । कोई अन्य इच्छुक पक्षकार भी अपना निवेदन : 
इस जांच के संगत नीचे निर्धारित समयावधि के भीतर कर सकेगा । 


समय- सीमा 


सामान्य समय सीमाएं 


मौजूदा जांच संबंधी कोई भी जानकारी लिखित रूप में दी जाए जो इस अधिसूचना 
के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों के भीतर प्राधिकारी के पास उपर्युक्त पते पर 
पहुंच जानी चाहिए | किन्तु ऐसे ज्ञात निर्यातकों तथा आयातकों, जिन्हें अलग से भी 
लिखा जा रहा है, से अपेक्षा है कि वे उन्हें अलग से भेजे गए पत्र की तारीख से 
चालीस दिनों के भीतर जानकारी प्रस्तुत कर दें । यह नोट किया जाए कि किसी भी 
अनुरोध, जो भी हो, पर निर्धारित समय - सीमा बढ़ाए जाने हेतु विचार नहीं किया 
जाएगा । 


ख ) बाजार अर्थव्यवस्था - देश के चयन हेतु विशेष समय- सीमा 


इस जांच में इच्छुक पक्षकार संयुक्त राज्य अमरीका के औचित्य पर अपनी - अपनी 
टिप्पणी देना चाहेंगे जैसाकि इस जांच- प्रारंभ अधिसूचना के पैरा 5 में उल्लेख है, चीन 
जन. गण. के संबंध में सामान्य मूल्य पुष्ट किए जाने के प्रयोजनार्थ एक बाजार 
अर्थव्यवस्था के देश के रूप में परिकल्पित है । इससे संबंधित टिप्पणियां इस 
अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो सप्ताहों के भीतर अवश्य प्रस्तुत की जानी 
चाहिए । 


13. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण 


नियम 6 (7 ) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी एक सार्वजनिक फाइल बनाए रखता है | 
कोई भी इच्छुक पक्षकार अन्य इच्छुक पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय अंश 
वाली सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकेगा । 


( HT 1 - 6°51 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


14 . 


3THEUTT 


. 


यदि जहां कोई इच्छुक पक्षकार पहुंच हेतु मनाही करता है अथवा अन्यथा किसी 
यथोचित समयावधि के भीतर आवश्यक जानकारी प्रदान नहीं करता है अथवा जांच में 
बाधा डालता है तो ऐसी स्थिति में निर्दिष्ट प्राधिकारी उपलब्ध तथ्यों के आधार पर 
जांच - परिणाम रिकॉर्ड कर सकेगा और केन्द्रीय सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकेगा 
जैसाकि वह उचित समझे । 

क्रिस्टी एल. फेनोंडेज, निर्दिष्ट प्राधिकारी 


US 


MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 

(Department of Commerce) 
INITIATION NOTIFICATION 

New Delhi, the 4th July, 2005 
Subject : Initiation of Anti -dumping Investigations concerning import of Nylon Filament 

Yarn originating in or exported from China PR , Chinese Taipei, Malaysia 
Indonesia , Thailand and Korea RR . 


No. 14 /5 / 2005 -DGAD . 
M /s. Modipon Limited , Modinagar , JCT Limited , Hosharpur, Shree 
Synthetics Limited , Ujjain and Gujarat State Fertilizers Company Limited , 
Vadodara have jointly filed an application before the Designated Authority 
(hereinafter referred to as the Authority ) in accordance with the Customs 
Tariff (Amendment) Act, 1995 and Customs Tariff ( identification , 
Assessment and Collection of Anti -Dumping Duty on Dumped Articles and 
for Determination of Injury ) Rules , 1995 alleging dumping of Nylon 
Filament yarn originating in or exported from China PR , Chinese Taipei, 
Malaysia , Indonesia , Thailand and Korea RP and have requested for 
initiation of anti-dumping investigations and levy of anti-dumping duties . * 


1. 


PRODUCTUNDER CONSIDERATION 


The product under consideration in the present investigation is Synthetic 
Filament Yarn of Nylon also known as Polyamide Yarns (also described 
as Nylon Filament Yarn and also referred to as subject goods). Nylon 
Filament Yarn is a synthetic filament yarn produced by polymerization of 
organic monomers . 


The product under consideration includes all kinds of synthetic filament 
yarns of Nylon or Polyamides , other than sewing thread, such as flat yarn . 
- twisted and /or untwisted , fully drawn yarn (FDY), spin drawn yarn ( SDY) , 
fully oriented yarn (FOY) , high oriented yarn (HOY) , partially oriented yarn 
( POY), textured yarn – twisted and /or untwisted , and dyed yarn , single , 
double , multiple , folded or cabled , classifiable within Chapter 54 under 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PARTISec. 1] 


customs subheading no . 5402 , but excludes high tenacity yarn of nylon or 
other polyamides. The product includes all variants of Nylon Filament Yarn 
or Polyamide Yarns such as flat/textured / twisted /untwisted , bright/semi 
dull/full-dull (or variants thereof), grey /coloured / dyed (or variants thereof) , 
single /double /multiple / folded /cabled (or variants thereof), whether or not 
sized , but excludes high tenacity yarn of nylon classifiable under customs 
sub -heading 5402 . 10 . The Customs classification in indicative only and is 
in no way binding on the scope of the present investigation . 


Nylon filament yarn has vast applications in textiles applications , which 
includes saree, dupatta , women s dress material / fashion wear, fancy 
causal knit wear, stockings and stocks , intimate wear and foundation 
wear, lingerie and night wear, briefs , panties , slips, kids wear, sports wear 
and active wear, swim wear and beach wear, outer wear, wind wear, 
fashion accessories , elastic tapes , show / footwear linings , laces /fancy 
tapes , tie / scarves , feather yarn , ribbons /satin ribbons , etc . 


2 . 


DOMESTIC INDUSTRY STANDING 


The application has been jointly filed by M /s . Modipon Limited , Modinagar, 
JCT Limited , Hoshiarpur , Shree Synthetics Limited , Ujjain and Gujarat 
State Fertilizers Company Limited , Vadodara . These producers have 
provided information relevant to the present investigations and have 
consented to participate in the proposed investigations. The production of 
these applicant companies constitutes more than 50 % of total Indian 
production . M /s Century Enka and M /s Baroda Rayon Corporation Ltd . are 
other producers of the like article . M /s Century Enka has supported the 
present application . The Authority has determined that (a ) production of 
the four petitioner companies constitute a major proportion in Indian 
production ; ( b ) domestic producers expressly supporting the application 
account for more than 50 per cent of total production of the like product 
produced by the domestic industry ; and (c ) the application has been made 
by or on behalf of the domestic industry . 


The Authority after examining the above , determines that the petitioners 
constitute domestic Industry within the meaning of the rule 2 (b ) read with 
2 (d ) and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5 
of the Rules supra . 


3 . 


COUNTRIES INVOLVED 


The countries involved in the present investigation are China PR , Chinese 
Taipei , Malaysia , Indonesia , Thailand and Korea RP (hereinafter also 
referred to as subject countries ). 


4 . LIKE GOODS 
The petitioners have claimed that goods produced by it are like articles to 
the goods originating in or exported from subject countries . There is no 


[ 


I - Qu51] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


" 


A 


significant difference in the subject goods produced by the petitioners and 
those exported from subject countries. Petitioners claim that the two are 
technically and commercially substitutable . Petitioners have provided 
transaction wise information on imports as compiled by International 
Business Information System and have claimed that the subject goods 
and goods produced and supplied by the petitioner companies are being 
interchangeably used . For the purpose of present investigation , the goods 
produced by the petitioner companies are being treated as Like Articles to 
the product imported from the subject countries within the meaning of the 
Rules supra . 


5 . 


NORMAL VALUE 


. 


The petitioners have claimed that China PR should be treated non -market 
economy and have determined normal value has in accordance with Para 
7 and 8 of Annexure i of the Anti Dumping Rules. The petitioners have 
claimed normal value considering cost of production in India , duly adjusted 
to include selling, general, administrative overheads and reasonable profit. 


In accordance with Para 7 to Annexure-l of the Rules, it is envisaged to 
choose USA as an appropriate market economy Country for the purpose 
of establishing normal value in respect of the People s Republic of China . 
Interested parties are hereby invited to comment on the appropriateness 
of this choice within the specific time limit laid down in this notification . 


With regard to other subject countries, petitioners have claimed normal 
value for the subject goods in Korea RP and Chinese Taipei on the basis 
of domestic prices reported in www .yarnsandfibre .com . For Indonesia , 
Malaysia and Thailand , normal value has been determined on the basis of 
estimates of cost of production , considering prices of Nylon Chips in these 
countries as reported in www .yarnsandfibre .com and best estimates of 
conversion costs , selling , general & administrative costs and reasonable 
profits . 


The Authority notes that there is sufficient evidence of the normal values 
in subject countries. 


6 . 


EXPORT PRICE 


The petitioners have claimed export price of the subject goods from the 
subject countries as the weighted average import price in the proposed 
period , based on transaction wise import data provided by the IBIS 
( International Business Information System ). Adjustments have been 
claimed on account of ocean freight, marine insurance and inland 
transportation in the country of exports , port handling and port charges to 
arrive at ex -factory export price . There is sufficient evidence of the export 
price for the subject goods from the subject countries . 


2003 aflos-3 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART 1 _ Sec, 1] 


DUIMPING MARGIN 


Normal value and export price have been compared at ex - factory level , 
which shows significant dumping margin in respect of each of the subject 
countries. There is , prima facie , evidence that the normal value of the 
subject goods in the subject countries is significantly higher than the ex 
factory export price indicating , prima facie , that the subject goods are 
being dumped by exporters from the subject countries . 


8 . 


INJURY AND CAUSAL LINK 


nd conseguit 
price 


The petitioners have furnished information on various parameters relating 
to material injury . Parameters such as significant increase in the volume of 
imports from the subject countries in absolute terms as also relative to 
production and consumption in India , increase in the market share of 
subject imports and consequent decline in the market share of the 
domestic industry , significant price undercutting , price suppression 
significant deterioration in profits , cash flow and return on investment to 
the domestic industry , prima facie , collectively and cumulatively indicate 
that the domestic industry has suffered material injury on account of 
dumping of subject goods from subject countries . 


domestic industoration in profits, cacolectively and 


low and retumulativ 


thignificant deteriorati significant pridecline in the 


9 . 


INITIATION OF ANTI DUMPING INVESTIGATIONS 


The Designated Authority , in view of the foregoing paragraphs , initiates 
anti -dumping investigations into the existence , degree and effect of 
alleged dumping of the subject goods originating in or exported from the 
subject countries . 


10 . PERIOD OF INVESTIGATION (POI) 


VA 


The Period of Investigation for the purpose of the present investigation is 
1st January 2004 to 319 December 2004 ( 12 months ). 


11. 


SUBMISSION OF INFORMATION 


The exporters in the subject countries and the importers in India known to 
be concerned with this investigation are being addressed separately to 
submit relevant information in the form and manner prescribed and to 
make their views known to the Designated Authority at the following 
address 


Directorate General of Anti Dumping & Allied Duties , 
Ministry of Commerce & Industry , 
Department of Commerce , 
Government of India , 
Room No. 240 , 
Udyog Bhavan , New Delhi - 1100 11. 


LYTT I - JOUS 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


1 


As per Rule 6 (5 ) of Rule supra , the Designated Authority is also providing 
opportunity to the industrial users of the article under investigation , and to 
representative consumer organizations who can furnish information which 
is relevant to the investigation regarding dumping , injury and causality . 
Any other interested party may also make its submissions relevant to the 
investigation within the time limit set out below . 


12. TIME LIMIT 
a ) , General Time Limits 


Any information relating to the present investigation should be sent in 
writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not 
later than forty days from the date of publication of this notification . The 
known exporters and importers , who are being addressed separately , are 
however required to submit the information within forty days from the date 
of the letter addressed to them separately . It may be noted that no 
request, whatsoever, shall be entertained for extension in the prescribed 
time limit. 


b ) 


Specific time limit for selection of market economy country 


Interested parties to the investigation may wish to comment on the 
appropriateness of the USA which , as mentioned in the Para 5 of this 
initiation notification , is envisaged as a market economy country for the 
purpose of establishing normal value in respect of the China PR . These 
comments must be submitted within two weeks from the date of 
publication of this notification . 


13 . 


INSPECTION OF PUBLIC FILE 


In terms of Rule 6 ( 7), Designated Authority maintains a public file . Any 
interested party may inspect the public file containing non -confidential 
version of the evidence submitted by other interested parties. 


14 . . NON COOPERATION 


In case where an interested party refuses access to , or otherwise does not 
provide necessary information within a reasonable period , or significantly 
impedes the investigation , the Designated Authority may record findings 
on the basis of facts available and make such recommendations to the 
Central Government as deemed fit . 

CHRISTY L . FERNANDEZ , Designated Authority 


. 


Printed by the Manager , Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri , New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


